रजिस्ट्री सं. डी . एल . - 33002 /99 


REGISTEREDNo . D . L. -- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


- 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं. 46] 
No. 461 


दिल्ली , बुधवार , मार्च 14 , 2012 / फाल्गुन 24 , 1933 
DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2012/PHALGUNA 24, 1933 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं . 315 

(N .C . T.D .No. 315 


भाग - IV 

PART..---IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय 
___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 14 मार्च, 2012 
.. सं फा ./ 1 / 66 / 2011 / गु. चु. नि ./ 8928. - दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम , 1971 की धारा 39 के खंड । और 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या यू - 11030/ 1/73- ( i ) - यूटीएल , दिनांक 3 मई , 1973 और का. आ . सं . 
यू - 11030/1/ 73 - (ii ) - यूटीएल , दिनांक 3 मई , 1973 के साथ पठित , उपराज्यपाल , दिल्ली सहर्ष गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ( मतदाताओं के पंजीकरण ) , नियम , 1973 के नियम 24 के 
अंतर्गत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा नियम 19 , 20 व 21 के अंतर्गत दिये गए निर्णयों के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति 
करते हैं : 
1. श्री सतीश चंद्र 

तदर्थ दानिक्स अधिकारी 
2. श्री वाई . पी . मल्होत्रा 

तदर्थ दानिक्स अधिकारी 
DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTION 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 14th March , 2012 
No. E. 1 /66 /2011 / DGE/8928 .-— In exercise of powers conferred by clauses 1 and 3 of Section 39 of Delhi Sikh 
Gurdwara Act, 1971 read with the Government of India,Ministry ofHome Affair s Notification No. U - 11030/ 1 / 73 - (1)-UTL , 
dated the 3rd May, 1973 and S . O . No . U - 11030 /1 /73 ( ii ) -UTL , dated the 3rd May, 1973 , the Lt. Governnor ofDelhi is pleased 
to appoint the following Officers ofDirectorate of Gurdwara Elections ,Government of NCT of Delhias Appellate Officer 
to decide the appeals against the decision of the Electoral Registration Officers under Rule 19 , 20 or 21 , as the case may be, 
under Rule 24 ofDSGMC (Registration of Electors) Rules, 1973 : 
1 . Sh. Satish Chander 

Ad-hoc DANICS Officer 


2 . Sh. Y. P. Malhotra 


Ad -hoc DANICS Officer 


सं फा . / 1 / 66 / 2011 / गु. चु.नि . / 8929. - दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ( सदस्यों का चुनाव ) नियम , 1974 के नियम 2 के . 
उप -नियम जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या यू- 11030/1/73 - (i) - यूटीएल, दिनांक 
3 मई, 1973 और का . आ . नं. यू -11030/ 1/ 73 - ( ii ) - यूटीएल , दिनांक 3 मई , 1973 के साथ पठित , उपराज्यपाल, दिल्ली सहर्ष गुरुद्वारा चुनाव 


818 DG/ 2012 


( 1 ) 


.. . 


. .. 


. . 


. .. . .... . .. . - - ... . ... ... . . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के 46 गुरुद्वारा वार्डों के लिए चुनाव 
अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हैं : 
1. श्री सतीश चंद्र 

तदर्थ दानिक्स अधिकारी 
2. श्री वाई. पी . मल्होत्रा 

. तदर्थ दानिक्स अधिकारी 

एस. एस. सिध्धू , निदेशक , गुरुद्वारा चुनाव 
No. F . 1/66 /2011 / DGE/8929 . - In exercise of powers conferred by sub - rule g of Rule 2 of Delhi Sikh Gurdwara 
Management Committee (Election ofMembers) Rule 1974 read with Section 39 of Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 read with 

the Government of India ,Ministry of Home Affair s Notification No . U - 11030/ 1 /73 -(1)-UTL dated the 3rd May , 1973 and 
• S. O . No. U - 11030/ 1 / 73- (ii)- UTL, dated the 3rd May, 1973 , the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint the following 

Officers as Election Officer of Directorate ofGurdwara Elections of 46 Gurdwara Wards of Delhi Sikh Gurdwara Management 
Committee : -- 


1. Sh . Satish Chander 


Ad-hoc DANICS Officer 
Ad-hoc DANICS Officer 


2 . Sh . Y . P .Malhotra 


S. S . SIDHU, Director ( GE) 


राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 14 मार्च, 2012 
सं का . एसईसी /दिनानि .( प्रशा. ) / सा .- च 2012 / 3583. आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/ दि.न. नि.( प्रशा.)/ सा. - चुना./2219 , 
दिनांक 22 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप , दिल्ली नगर निगम ( संशोधन) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 
अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मै राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या - 2 में दर्शाये गये अधिकारियों को उनके 
सामने कॉलम - 3 में दर्शाये गये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता 
पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्ति ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली , पूर्वोक्त नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 
पूर्वीदिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गऐ वार्डों के लिए रिटर्निग अधिकारी एवं संवीक्षा अधिकारी के रूप 
में भी नियुक्त किए जाते हैं । 

सारणी 

पूर्वी दिल्ली नगर निगम 
नं . व नाम पूर्वी पूर्व प्रविष्टि 

स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि 
दिल्ली नगर निगम वार्ड 
( 1 ) 

( 2 ) 
213 - कल्याण पुरी श्री विजय कुमार शर्मा, निदेशक , ( नाईट सैल्टर ) श्री अनिल कुमार शर्मा, उप - सचिव (लैंड एण्ड बिल्डिंग) , 
214 -खिचड़ी पुर दिल्ली शहरी रैन बसेरा सुधार विभाग , 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , 
215 - कोंडली 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार पुनर्वास विकास भवन , आई. टी . ओ. , नई दिल्ली - 110002 
216 - घडौली 

भवन , आई. टी . ओ., नई दिल्ली - 110002 


STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 14th March , 2012 
No. F. SEC /MCD /ADMN /General- Election /2012 /3583. -- In partial modification of the Commission s Notification 
No. SEC / MCD/ ADMN/ General- Election/2012/ 2219 dated 22 - 2 -2012. I Rakesh Mehta, State Election Commissioner in 
pursuance of powers conferred upon me under Section 7B of Delhi Municipal Corporation Act , 1957 and under the 
provisions of Rule 7 of the DelhiMunicipal Corporation (Election of Councillors )Rules, 2012 , hereby appoint, in consultation 
with the Government of NCT of Delhi, the officers shown in column No . 3 of the table below , as Electoral Registration 
Officers for the wards of East DelhiMunicipal Corporation of Delhi, shown in column No. 3 against each . The officers so 
appointed as Electoral Registration officers are also appointed as a Returning Officers -cum -Scrutinizing officers for the 
wards shown against each , under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to East Delhi 
Municipal Corporation as under : 


- - - -. . . . - -- . - . . . - 


- - - 


| 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


woman 


TABLE . 
EAST DELHIMUNICIPAL CORPORATION 
* Previous entry 

Substitute Revised entry 


- 


- 


- 


- - 


· No. and Name of 
- East Delhi Municipal 

Corporation Ward 


i 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


" 


..---...-..-.- 


-.-.-:-.... 


213 -Kalyan Puri Sh . Vijay Kumar Sharma, Director 

Sh . AnilKumar Sharma, Dy. Secretary (Land & 
214 -Khichripur (Night Shelter) DUSIB , Punarwas 

Building), GovernmentofNCT ofDelhi, 
215- Kondli Bhawan , Government of NCT of 

Vikas Bhawan , I. T. O ., New Delhi-110002 
216 -Gharoli 

Delhi, I. T.O .,New Delhi 
सं. फा . एसईसी / दि.न. नि .( प्रशा. )/ सा .- चुना. / 2012 / 3560 – आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी /दि.न.नि.( प्रशा.)/ सा.- चुना./2214, 
दिनांक 22 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप , दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली मगर निगम 
अधिनियम , 1957 की धारा उसी के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मै राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या -3 में दर्शाये गये अधिकारियों 
को उनके सामने कॉलम - 1 में दर्शाये गये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वाडौं के लिये सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त 
करता हूँ। सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्ति ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, पूर्वोक्त 
नियम के प्रावधानों के अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए सहायक रिटर्निग 
अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं । 

सारणी 

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पूर्व प्रविष्टि 

संशोधित प्रविष्टि 
के वार्ड का नम्बर एवं नाम 
( 2 ) 

( 3 ) 
139 - ढिचाउं कलां एस . के. मुदगल, अधीक्षक , एस. के. वी . 

नरेश चन्द्र , सांख्यिकी अधिकारी, डॉ. बी . एस. ए. हॉस्पिटल , 
टिकरी कलां, दिल्ली 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , रोहिणी , दिल्ली 
167 - आर . के. पुरम राजबाला, अधीक्षक , जी . जी. एस. एस. एस. , 

रवि प्रकाश , सांख्यिकी अधिकारी , पंडित एम. एम . एम. 
एस. एन. पी . 

हॉस्पिटल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मालवीय 
नगर, नई दिल्ली 


-. 


--... 


. 


No. F. SEC /MCD (Admn .)/General- Election /2012 /3560. --In partialmodification of this Commission s Notification 
No . SEC / MCD( Admn .)/ Genaral - Election/ 2012/ 2214 dated 22 - 2 - 2012 . I Rakesh Mehta, State Election Commissioner in 
pursuance of the powers conferred under Section 7C of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 , as amended by Delhi 
Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, hereby appoint,in consultation with the GovernmentofNCT of Delhi, the 
Officers shown in column No. 3 of the table below , as Assistant Electoral Registration Officers for the wards of South Delhi 
Municipal Corporation of Delhi, shown in column No. I against each . The Officers so appointed as Assistant Electoral 
Registration Officers are also appointed as Assistant Returning Officers for the wards shown against each , under the 
provisions of rule 8 of the Delhi Municipal Corporation ( Election of Councillors) Rules , 2012 , in connection with the 
forthcoming General Election to South DelhiMunicipal Corporation . 

TABLE 

SOUTH DELHIMUNICIPALCORPORATION 
No. and Name of Previous entry 

Substitute Revised entry 
South Delhi Municipal 
Corporation Ward 


( 2 ) 


( 3 ) 


139- Dichaon Kalan 


S. K. Mudgal , Supdt. SKV, 

Tikri Kalan , Delhi 
Smt. Rajbala , Supdt.- GGSSS, SNP 


Naresh Chander , Statistical Officer, Dr. B. S. A . 
Hospital,GNCTD , Rohini,Delhi 
Ravi Prakash , Statistical Officer, Pt. M .M . M . 
Hospital, GNCTD ,Malviya Nagar,New Delhi 


167- R. K. Puram 


Dip 


e 


n 


. . . . . ..... - .. 


....... ........... .. .. . . .. 


. . 


...... 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


_ PART IV ] 


___ . सं. फा . एसईसी/ दि. न.नि .( प्रशा. ) / सा .- चुना./ 2012/ 3559.---- आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/ दि.न.नि ./ प्रशा./ सा.- चुना./2012/ 2215 , 
दिनांक 22 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 
अधिनियम , 1957 की धारा 7 सी के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या - 3 में दर्शाये गये अधिकारियों को उनके 
सामने कॉलम -1 में दर्शाये गये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । 
सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली , पूर्वोक्त नियम के 
प्रावधानों के अंतर्गत पूर्वीदिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए सहायक रिटर्निग अधिकारी 
के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं । 


सारणी 


पूर्वी दिल्ली नगर निगम 


पूर्व प्रविष्टि 


संशोधित प्रविष्टि 


। पूर्वी दिल्ली नगर निगम 
के वार्ड का नम्बर एवं नाम 

( 1 ) 
210 - दल्लुपुरा . 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


211 -त्रिलोकपुरी 


तरूणगिरी , अधीक्षक , जी . एस. बी. वी . विवेक विहार, रामफल सिंह , सांख्यिकी अधिकारी , स्वास्थ्य निदेशालय , 
दिल्ली 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एफ - 17 , कड़कड़डूमा , 

दिल्ली 
सोहनपाल , अधीक्षक , नई सीमापुरी - जी. बी. एस. एस. एस . बाबू सिंह , सांख्यिकी अधिकारी , जी . टी. बी. हॉस्पिटल , 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 
महेन्द्र कुमार, अधीक्षक , एस . के . वी . गोकलपुरी , दिल्ली शिव कुमार गौर, सांख्यिकी अधिकारी , आई. एस. एम. एवं 

एच. निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , 
तिब्बिया कॉलेज , करोल बाग , नई दिल्ली 


238 -झिलमिल 


No. F . SEC /MCD (Admn. )/General-Election /2012 / 3559. In partialmodification of this Commission s Notification 
No. SEC/MCD (Admn.)/Genaral- Election /2012 /2215 , dated 22 -2 - 2012 , I, Rakesh Mehta, State Election Commissioner in 
pursuance of the powers conferred under Section 7C of the Delhi Municipal Corporation Act , 1957 , as amended by Delhi 
MunicipalCorporation (Amendment) Act, 2011 , hereby appoint, in consultation with theGovernmentofNCT of Delhi, the 
Officers shown in column No. 3 of the Table below , as Assistant ElectoralRegistration Officers for the wards of East Delhi 
Municipal Corporation of Delhi, shown in column No . 1 against each . The Officers so appointed as Assistant Electoral 
Registration Officers are also appointed as Assistant Returning Officers for the wards shown against each ., under the 
provisions of rule 8 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors ) Rules, 2012 , in connection with the 
forthcoming GeneralElection to East DelhiMunicipal Corporation . 

TABLE 
EAST DELHIMUNICIPAL CORPORATION 


Previous entry 


Substitute Revised entry 


No. and Name of 
East DelhiMunicipal 
Corporation Ward 


( 2 ) 


210 - Dallupura 


Tarun Giri ,Supdt.,GSBV Vivek Vihar, Delhi 


211-Trilok Puri Sohanpal , Supdt,. New Seemapuri -GBSSS 


Ram Phal Singh, Statistical Officer, Directorate 
of Health Services, GNCTD, F- 17, Karkardoma, Delhi 
Babu Singh, Statistical Officer, GTB Hospital, 
GNCTD , Diishad Garden , Delhi 
Shiv Kumar Gaur , Statistical Officer, Dte . of Indian 
System of Medicine and Homeopathy, GNCTD , 
Tibia College, Karol Bagh , New Delhi. 


238- Jhilmil 


Mahendra Kumar, Supdt., SKV Gokalpuri, Delhi 


सं. फा . एसईसी / दि .न.नि.( प्रशा. )/ सा .- चुना./ 2012/ 3558. - आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/दि. ननि.( प्रशा.)/ सा - चुना /2012/ 2216, 
दिनांक 22 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 
अधिनियम , 1957 की धारा 7 सी के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली , इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या - 3 में दर्शाये गये अधिकारियों को उनके 


...... . . 


. 


. . 


- 


-- . .. . . 


. : 


- - 


- 


[ PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सामने कॉलम - 1 में दर्शाये गये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । 

सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्ति ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, पूर्वोक्त नियम के 
• प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी 
• के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं । 


सारणी 


उत्तरी दिल्ली नगर निगम 

संशोधित प्रविष्टि 


पूर्व प्रविष्टि 


उत्तरी दिल्ली नगर निगम 
के वार्ड का नं. एवं नाम 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


38 - मंगोल पुरी उत्तर 


अजय कुमार, सांख्यिकी अधिकारी , एस. जी . एम . हॉस्पिटल , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , मंगोलपुरी, नई दिल्ली 


राम कुमार अग्रवाल , अधीक्षक , आर. डी . ऑफिस 
ऑफ डी. डी. ( एन - डब्ल्यू - बी ), शिक्षा निदेशालय , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली 
मीना रेखी, अधीक्षक , एस. के . वी., बी - ब्लॉक , 
शालीमार बाग , दिल्ली 


तर 


जितेंद्र, अधीक्षक , रोजगार निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार, आई. ए. आर. आई, काम्पलैक्स , निकट 
आई.टी. आई., पूसा, नई दिल्ली । 
एम. के . पराशर , सहायक कैरियर काउन्सलर, रोजगार 
निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आई. ए. 
आर. आई काम्पलैक्स , निकट आई. टी . आई., पूसा, नई दिल्ली 


56 - शालीमार बाग दक्षिण रीना टोपो , अधीक्षक , रोहिणी, सैक्ट 7 - एस. वी ., 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , दिल्ली 


- 


- 


- 


- 


- 


राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त 
No. F. SEC /MCD (Admn .)/General- Election /2012 /3558 . — In partialmodification of this Commission s Notification 
No. SEC /MCD (Admn.)/Genaral- Election 2012 / 2216 , dated 22 - 2 - 2012 ,. I, Rakesh Mehta , State Election Commissioner in 
pursuance of the powers conferred under Section 7C of DelhiMunicipal Corporation Act, 1957, as amended by Delhi 

Municipal Corporation ( Amendment ) Act, 2011, hereby appoint, in consultation with the Government.of NCT of Delhi , the 
Officers shown in column No. 3 of the Table below , as Assistant ElectoralRegistration Officers for the wards ofNorth Delhi 
Municipal Corporation of Delhi, shown in column No . I against each. The Officers so appointed as Assistant Electoral 
Registration Officers are also appointed as Assistant Returning Officers for the wards shown against each , under the 
provisions of rule 8 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors ) Rules, 2012, in connection with the 
forthcoming General Election to North DelhiMunicipal Corporation . 

TABLE 


North DelhiMunicipalCorporation 


Previous entry 


Substitute Revised entry 


No. and Name of 
North DelhiMunicipal 
Corporation Ward 


( 2 ) 


(3 ) 


. 


38 -Mangolpuri North 


Ram Kumar Aggarwal , Supdt. RD 
Office of D DON- W - B ), Dte . of 
Education GNCTD , Delhi 


. 


Ajay Kumar, Statistical Officer, SGM Hospital, 
GNCTD, Mangolpuri , New Delhi. 


55- ShalirnarBagh, North Meena Rekhi, Supdt., SKV, B- Block, 

Shalimar Bagh , Delhi 
56- Shalimar Bagh , South Reena Toppo, Supdt., Rohini, 

Sect- 7-SV ,GNCTD 


Jitendra , Supdt.,Directorate of Employment,GNCTD , 
1ARIComplex, Near ITI Pusa, New Delhi. 

M. K . Prashar, Asstt. Carrier Counsellor, Directorate 
of Employment . GNCT D, IARI Complex, Near ITI 
Pusa , New Delhi. 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


8842012 - 2 


